"" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण 1936 ( २० ) 


संख्या 637 


राँची , गुरुवार । 


4 दिसम्बर, 2014 (ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर , 2014 


संख्या-1/ पी0- 10 3/ 200 8 का . - 11447. संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा , भा .प्र.से . ( नवप्रोन्नत ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. प्रस्ताव पर माननीय राज्यपाल, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्रभूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 637 - 50 । 


